रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


Hi. . . 


MARAT 


EF-- 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 13 , 2015 / श्रावण 22 , 1937 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2015 /SHRAVANA 22 , 1937 


सं. 1706] 
No. 17061 


. 1706 


NEW DEE 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 13 अगस्त , 2015 


सं . 64 / 2015 


al 


का . आ . 2203 ( अ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के उपवाक्य ( 46 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए “कर्नाटक स्टेट रुरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी " जोकि 
कर्नाटक राज्य द्वारा गठित एक निकाय है, को उक्त निकाय को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, 


यथा : 


( क) भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि ; 
( ख ) कर्नाटक सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि; तथा 
( ग) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज । 
यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी, कि “कर्नाटक स्टेट रुरल लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी 


2. 


( क ) 
( ख ) 


किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगी ; 
इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे; और 


( ग ) आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 139 की उपधारा ( 4ग ) के उपवाक्य ( च ) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर 

विवरणी दायर करेगी । 
यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013- 14 से 2017- 18 तक लागू रहेगी । 

[ फा . सं . 196/ 12/ 2014 - आ . का . नि -I] 


दीपशिखा शर्मा, निदेशक 


3465 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th August , 2015 

No. 64 / 2015 
S .O . 2203 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (46 ) of section 10 of the Income - tax Act, 1961 
(43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause , “ Karnataka State Rural 
Livelihood Promotion Society ” , a body constituted by the Government of Karnataka in respect of the following 
specified income arising to the said body , namely: 

(a ) amount received in the form of grants from the Government of India ; 
(b ) amount received in the form of grants from the Government of Karnataka ; and 

(c ) Interest earned on bank deposits . 
2 . This notification shall be effective subject to the conditions that the Karnataka State Rural Livelihood 
Promotion Society - 

(a ) Shall not engage in any commercial activity ; 
(b ) Its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; 

and 
(c) Files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub -section (4C ) of section 139 

of the Income- tax Act, 1961. 
This notification shall be applicable for the financial years 2013 - 14 to 2017- 18 . 

[ F. No. 196/ 12/ 2014-ITA-I ] 
DEEPSHIKHA SHARMA, Director 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 13 अगस्त , 2015 


सं . 65 / 2015 


का . आ . 2204( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य ( 46 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए "तेलगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग ” जोकि तेलगाना 
सरकार द्वारा गठित एक आयोग है, को उक्त आयोग को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा: 

( क) विद्युत अधिनियम , 2003 (2003 का 36) के अंतर्गत आयोग द्वारा प्राप्त किए गए सभी शुल्क ; 
( ख ) तेलगाना सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण; तथा 
( ग ) बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज । 
यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी कि तेलगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग : 
( क ) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 139 की उपधारा ( 4ग ) के उपवाक्य ( च ) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर 
विवरणी भरेगा ; 


( ग) 


इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्णवित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे; 


3. 


यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014- 15 से 2018- 19 तक लागू रहेगी । 


[ फा . सं . 196/ 03/ 2015- आ . का . नि -I] 


दीपशिखा शर्मा, निदेशक 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 13th August, 2015 . 

No. 65 / 2015 
S . O . 2204 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (46 ) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, “ Telangana State Electricity 
Regulatory Commission ” , a Commission constituted by the Government of Telangana in respect of the following 
specified income arising to the said Commission , namely: 
(a ) all fees received by the Commission under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003 ); 

grant and loans received from the government of Telangana ; and 

interest earned on the amount deposited in the banks. 
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Telangana State Electricity Regulatory 
Commission - 


( C ) 


( a ) 
( b ) 


shall not engage in any commercial activity ; 
files return of income in accordance with the provision of clause (g ) of sub - section (4C ) of section 139 of the 
Income-tax Act, 1961; and 
its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years. 
This notification shall be applicable for the financial years 2014 - 15 to 2018 - 19 . 


[ F. No . 196/ 03/ 2015 - ITA- I] 
DEEPSHIKHA SHARMA, Director 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 अगस्त , 2015 

( आयकर) 

सं . 66 / 2015 
का . आ . 2205( अ). - आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 6ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि मैसर्स रोज़ोबेरोन एक्सपोर्ट , दी फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज , जिनका 
पंजीकृत कार्यालय 107076, मॉस्को, स्ट्रोमाइन्का स्ट्रीट, 27/ 3 रूस में है, को मैसर्स रोज़ोबेरोन एक्सपोर्ट , रूस और हिन्दुस्तान 
एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया के बीच ( आरडी -33 सीरीज़ के 3 इंजिनों, उसके कुल , के. एस. ए-2 , एअरक्राफ्ट गियर बॉक्स और 
जीटीडीएफ 117, गैस टर्बाइन इंजिन पावर यूनिट ( टरबाईन स्टार्टर) के उत्पादन हेतु) 24 जनवरी , 2007 की संविदा सं. 
पी / 235611233623 के माध्यम से हुए करार जोकि भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच हुए समझौते के 
अनुरूप है, के अनुसरण में प्राप्त की गई तकनीकी सेवाओं हेतु रॉयल्टी या शुल्क के रूप में 103.50 करोड़ रुपए तक उद्भूत होने वाली 
किसी आय को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उक्त कंपनी की कुल आय की संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा । 

[ फा . सं . 200/ 29/ 2009 - आयकर नि -I] 

दीपशिखा शर्मा,निदेशक 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th August, 2015 

INCOME- TAX 
No . 66 / 2015 


S . O . 2205 (E ). - In exercise of powers conferred by clause (6C ) of section 10 of the Income- tax Act, 1961 (43 
of 1961), the Central Government hereby specifies that any income arising to M /s Rosoboronexport , the Federal State 
Unitary Enterprise , having its registered office at 107076 , Moscow , Stromynka Street, 27 / 3 , Russia , by way of royalty or 
fees for technical services received in pursuance of the agreement vide Contract No . P/ 235611233623, dated the 
24 “ January , 2007 (for the production of RD -33 Series 3 engines, its aggregates , KSA - 2 , Aircraft Gear Box and GTDF 
117, Gas Turbine engine power unit [ Turbine starter ]) between M /s Rosoboronexport, Russia and Hindustan 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii ) ] 


Aeronautics Limited , India in conformity with the agreement entered between Government of the Republic of India and 
the Government of the Russian Federation , to an extent of Rs. 103 .50 crore shall not be included in computing the total 
income of said company under the said Act. 

[ F. No . 200 / 29/ 2009-ITA- I] 
DEEPSHIKHA SHARMA, Director 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 13 अगस्त, 2015 

सं . 671 20015 
का . आ . 2206 ( अ). - आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड (46 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजन के लिए " केरल सरकार द्वारा गठित " केरल आबकारी 
वर्कर कल्याण निधि बोर्ड " को उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा: 

( क ) नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अंशदान के रूप में प्राप्त राशि ; 

( ख ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज ; 
2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी, कि:- केरल आबकारी वर्कर कल्याण निधि बोर्ड : 

(क ) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा ; 
( ख ) आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 139 की उपधारा ( 4ग) के उपखंड ( च ) के प्रावधानों के अनुसार 

अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा; और 
___ ( ग) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे ; 
3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लागू रहेगी। 

[ फा . सं . 196/ 31/ 2014- आ . का . नि -I] 

दीपशिखा शर्मा, निदेशक 
NOTIFICATION 
New Delhi , the 13th August , 2015 

___ No. 67 / 2015 
S .O . 2206 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (46 ) of section 10 of the Income-tax Act , 1961 
(43 of 1961) , the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, “ Kerala Abkari Workers 
Welfare Fund Board ” , established by the Government of Kerala , in respect of the following specified income arising to 
the said Board , namely: 

(a ) amount received as contribution from employers and employees ; 

(b ) interest earned on deposits in the banks. 
2 . This notification shall be effective subject to the conditions that the Kerala Abkari Workers Welfare Fund 
Board - 


( a ) shall not engage in any commercial activity; 
(b ) files return of income in accordance with the provision of clause (g ) of sub - section (4C ) of section 139 of 

the Income-tax Act, 1961; and 
( c ) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years. 
This notification shall be applicable for the financial years 2014 - 15 to 2018 - 19 . 

_ [ F. No . 196 / 31/2014-ITA-I] 
DEEPSHIKHA SHARMA , Director 


3. 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 13 अगस्त , 2015 

सं . 68 / 20015 
का . आ . 2207( अ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 46 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजन के लिए " केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर कल्याण निधि बोर्ड , जोकि 
केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान वर्कर कल्याण निधि, 2006 ( 2006 का अधिनियम 24 ) द्वारा गठित एक बोर्ड है, को बोर्ड को होने 
वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा : 
( क ) केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर , कल्याण निधि अधिनियम , 2006 की धारा 3 के तहत गठित निधि में 

प्राप्त राशि ; 

बैंक जमा पर अर्जित ब्याज आय की राशि ; 
इस अधिसूचना को वित्त वर्षों 2013- 20, 2014 - 15 के लिए लागू किया गया माना जाएगा और वित्त वर्षो 2015 - 16, 2016 
17 और 2017 -18 के लिए भी लागू होगी । 
यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी ; अर्थात: 
( क ) कि केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर कल्याण निधि बोर्ड कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है ; 
( ख ) कि केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर कल्याण निधि बोर्ड के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप 

संपूर्ण वित्तीय वर्षमें अपरिवर्तनीय रहते हैं ; और 
केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर , कल्याण निधि बोर्ड अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम , 1961 
की धारा 139 की उपधारा ( 4ग ) के खंड ( छ ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है । 

[ फा . सं. 196/18/ 2014- आ . का . नि -I] 

दीपशिखा शर्मा, निदेशक 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th August, 2015 

No. 68 / 2015 
S . O . 2207 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (46 ) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961), the Central Governmenthereby notifies for the purposes of the said clause , “ Kerala Shops and Commercial 
Establishments Workers Welfare Fund Board ” , a Board established under the Kerala Shops and Commercial 
Establishments Workers Welfare Fund Act, 2006 (Act 24 of 2006 ) in respect of the following specified income arising 
to the Board , namely : 

(a ) amount received in the Fund as established under section 3 of Kerala Shops and Commercial 

Establishments Workers Welfare Fund Act, 2006 ; 
(b ) amount of interest income earned on bank deposits . 

This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2013 - 2014 , 2014 - 2015 and shall 
be applicable forthe financial years 2015 - 2016 , 2016 - 2017 and 2017- 2018 . 


3. 


This notification shall be effective subject to the condition , namely : - 
(a ) that the Kerala Shops and Commercial Establishments Workers Welfare Fund Board does not engage in 

any commercial activity; 
(b ) that the activities and the nature of the specified income of the Kerala Shops and Commercial 

Establishments Workers Welfare Fund Board remain unchanged throughout the financial years ; and 
(c ) that the Kerala Shops and Commercial Establishments Workers Welfare Fund Board files return of 

income in accordance with the provision of clause ( g ) of sub - section ( 4C ) of section 139 of the Income-tax 
Act, 1961. 


[ F. No . 196/ 18/ 2014 -ITA-I ] 
DEEPSHIKHA SHARMA, Director 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


